निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 12 आश्विन 1938 ( श० ) 
( संo पटना 808) पटना , मंगलवार , 4 अक्तूबर 2016 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2016 
एस0ओ0 248, दिनांक 4 अक्तूबर 2016 — बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 (बिहार अधिनियम - 17, 1949) की 
धारा - 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा बिहार के राज्यपाल, बोधगया मंदिर 
सलाहकार पर्षद का गठन करते है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगे : 
( क ) बुद्धिष्ट देशों के सदस्य : 

भूटान के महामहिम राजदूत 
थाईलैन्ड के महामहिम राजदूत 
श्रीलंका के महामहिम उच्चायुक्त 
म्यांमार के महामहिम राजदूत 
जापान के महामहिम राजदूत 
कम्बोडिया के महामहिम राजदूत 
मंगोलिया के महामहिम राजदूत 

दक्षिण कोरिया के महामहिम राजदूत 

9 . वियतनाम के महामहिम राजदूत 
( ख ) भारत के बुद्धिष्ट सदस्य : 

10. महामहिम दलाई लामा जी के प्रतिनिधि 
11. सचिव, धार्मिक विभाग , सिक्किम सरकार, गंगटोक 
12. 

महासचिव, महाबोधि सोसायटी ऑफ इण्डिया , कोलकाता 
13. बोधगया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध मठों / मंदिरों के प्रतिनिधि ( भदन्त यू० न्यायेनिन्दा महाथेरो , 

मुख्य भिक्षु, बर्मिज विहार) 
( ग ) अन्य सदस्य : 

14. सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 
15. सचिव , पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


-NoFoooo 


दाक्षण 


< 3 . 


बिहार गजट ( असाधारण) , 4 अक्तूबर 2016 
16. सचिव, पर्यटन विभाग , बिहार सरकार, पटना । 
17 . सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, पटना 
18. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली 

माननीय सांसद , गया 
माननीय विधान सभा सदस्य, बोधगया 
आयुक्त , मगध प्रमण्डल , गया - सह - सदस्य सचिव , बोधगया मंदिर सलाहकार पर्षद , बोधगया 
पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया 

अध्यक्ष , बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति - सह जिला पदाधिकारी, गया । 
24. अध्यक्ष, नगर पंचायत , बोधगया । 

2. पर्षद उक्त अधिनियम की धारा - 3 के अधीन मुख्य रूप से बोधगया मंदिर प्रबन्धन समिति के सलाहकार 
निकाय के रूप में कार्य करेगी और इसके निमित्त बनाई गई नियमावली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से 
अपने कर्तव्यों का पालन करेगी । 

3. सदस्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्षों तक अपने पद पर कार्य करेंगे । 

4. उपर्युक्त कंडिका क में उल्लिखित बौद्ध देशों के सदस्यों में से किसी एक - यथा संभव उनकी उपलब्धता 
के आधार पर की अध्यक्षता में सलाहकार पर्षद की बैठक करायी जायेगी । 

( सं0 सी / बी0जी0एम0 - 4906 / 13 - 9399). 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 30th September 2016 
S . O . 248 dated the 4th October 2016 — In exercise of the Powers conferred under 
Sub - Section ( 1) of Section 15 of Bodhgaya Temple Act (Bihar Act- 17 ,1949) Bihar Governor 
is hereby pleased to constitute the Bodhgaya Temple advisory Board in following manner: 
( A ) Members from the Buddhist Countries – 

1. H .E . The Ambassador of Bhutan 
2 . H . E . The Ambassador of Thailand 
3 . H . E . The High Commissioner of Sri Lanka 
4 . H . E . The Ambassador ofMyanmar 
5 . H . E . The Ambassador of Japan 
6 . H . E . The Ambassador of Combodia 
7 . H . E . The Ambassador of Mongolia 
8 . H .E . The Ambassador of South Korea 

9 . H .E . The Ambassador of Vietnam 
( B ) Buddhist Members fromIndia - 

10 . Representative of His Holiness the Dalai Lama 
11 . Secretary , Department of Ecclesiastical Affairs , Govt. of Sikkim . 
12 . General Secretary , Mahabodhi Society of Kolkata 
13 . Representative of International Buddhist Monasteries / Temple in Bodhgaya 

(Ven . U . NyayenindaMahathera , Chief Monk , Burmese Vihar ) 
( C ) Other Members 

14 . Secretary , Ministry of External Affairs, Govt. of India , New Delhi 
15 . Secretary , Ministry of Tourism , Govt. of India , New Delhi. 
16. Secretary, Dept. of Tourism, Govt. of Bihar, Patna. 
17 . Secretary , Dept. of Art, Culture & Youth , Govt. of Bihar , Patna . 
18 . Director General, Archaeological Survey of India , New Delhi. 
19 . Hon ble Member of Parliament, Gaya 
20 . Hon ble Member of Legislative Assembly , Bodhgaya 
21. Commissioner, Magadh Division , Gaya -Cum -Member Secretary of Bodhgaya 

Temple Advisory Board . 
22 . Deputy Inspector General of Police, Magadh Range , Gaya 


PER JGTC ( 31HTERUT) , 4 3ada 2016 
23. Chairman , Bodhgaya Temple Management Committee -Cum -District Magistrate , 

Gaya 
24 . Chairman , Nagar Panchayat, Bodhgaya . 

2 . The Board will function under Section 3 of the Act mainly as an advisory body to 
the Bodhgaya Temple Management Committee and will perform its duty as per the rules 
prescribed by the State Government. 

3 . Tenure of the members will be of two years from the date of issue of this 
notification . 

4 . Meeting of the Advisory Board will be held under the Chairmanship of anyone 
member from the Buddhist countries mentioned in Para - ‘ A ’ above, subject to their 
availability . 

(No. C /B .G .M -4906 / 13 — 9399 ) 
By order of the Governor of Bihar , 

JITENDRA KUMAR , 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Per JVC ( 31HTERUT) 808 - 571 + 100 - odostoi 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


